निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 47 


18 अग्रहायण, 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

9 दिसम्बर, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग - 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


5-8 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

9-30 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

23 नवम्बर 2009 
सं 0 ई2-1-12 / 2003 ( खंड-1 )-67_निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना सं0 ई2-208 / 88 ( खंड -1)-66 - सहपठित 
ज्ञापांक 11529, दिनांक 16 नवम्बर 2009 द्वारा बिहार निर्वाचन सेवा के 21 ( इक्कीस) अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की उप निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप एवं कतिपय अनुमंडल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए बिहार निर्वाचन सेवा के 
निम्नांकित उप –निर्वाचन पदाधिकारियों / अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए निम्न प्रकार से पदस्थापित 
किया जाता है: 

वर्तमान में पदस्थापित अवर 
क्र ० निर्वाचन पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

नया पदस्थापन 
( गृह जिला / कोटि क्रमांक / वर्ष ) 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री जयकिशोर सिंह, 
( सीतामढ़ी, 17/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया सदर अनुमंडल , 
पश्चिम चम्पारण 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिम 
चम्पारण 


श्री रवीन्द्र कुमार 


2 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, कटिहार अनुमंडल , कटिहार | उप –निर्वाचन पदाधिकारी, कटिहार 


( प 0 चम्पारण, 8/2004 ) 


3 


श्री मधुरंजन कुमार गुप्ता, 
( सारण, 04/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया अनुमंडल, अररिया । उप -निर्वाचन पदाधिकारी मधेपुरा 


श्री राजेन्द्र 

कुमार 

कर्मशील , 
(मुजफ्फरपुर, 21/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा अनुमंडल , मधेपुरा 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा 


5 


श्री सत्यप्रकाश, 
( नालन्दा, 9/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी अनुमंडल, मधुबनी 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 


co 


श्री नौशाद आलम , 
( बक्सर , 19/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, छपरा अनुमंडल , छपरा 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज 


7 


श्री नन्द किशोर राम , 
( बलिया, यू0 पी 0 05/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज अनुमंडल , 
गोपालगंज 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, सारण 


co 


श्री श्रीनिवास, 
( सीतामढ़ी, 24/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, हाजीपुर अनुमंडल , वैशाली 


उप –निर्वाचन पदाधिकारी, वैशाली 


9 


श्री मोदनारायण झा , 
( मधुबनी, 16/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर अनुमंडल, 
समस्तीपुर 


उप –निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


3 


क्र ० 


वर्तमान में पदस्थापित अवर 
निर्वाचन पदाधिकारी का नाम 
( गृह जिला / कोटि क्रमांक / वर्ष) 


वर्तमान पदस्थापन 


नया पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


10 


श्री भोला राम, 
( औरंगाबाद, 11/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर अनुमंडल , मुंगेर 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर 


11 


श्री अशोक प्रियदर्शी. 
( रोहतास, 26/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहारशरीफ अनुमंडल , 
नालन्दा 


उप –निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा 


12 


श्री संजय कुमार मिश्र, 
( सुपौल, 25/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) निर्वाचन विभाग, 
बिहार, पटना । 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, पटना 


श्री विवेकानन्द झा , 
( दरभंगा, 7/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, आरा सदर अनुमंडल, 


13 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर 


भोजपुर 


14 


श्री सुधाकर प्रसाद, 
( शेखपुरा, 18/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर 


उप –निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर 


15 


श्री भरत लाल बैठा, 
( सारण, 06/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सासाराम अनुमंडल , 
रोहतास 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास 


16 


श्री प्रकाश प्रसाद जयसवाल , 
( भागलपुर, 10/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद अनुमंडल, 
औरंगाबाद 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद 


17 


श्री कृष्ण कुमार पाठक , 
( बक्सर, 12/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गया सदर अनुमंडल , गया 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, गया 


18 


श्री रामलला प्रसाद सिंह , 
(मुजफ्फरपुर, 15/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा अनुमंडल , नवादा 


उप –निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा 


19 


श्री सियाराम मंडल 
( सुपौल, 20/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया अनुमंडल , 
खगडिया 


उप -निर्वाचन पदाधिकारी, खगडिया 


20 


श्री बैजूनाथ कुमार सिंह , 
( सीतामढ़ी, 13/2004 ) 


21 


श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, 
( औरंगाबाद , 14/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) निर्वाचन विभाग, उप –निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय ) 
बिहार, पटना । 

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना । 

माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव , 
माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव , मंत्रिमंडल 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , 
सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ( अवर निर्वाचन 

पटना ( उप निर्वाचन पदाधिकारी के 
पदाधिकारी के समकक्ष) 

समकक्ष ) 
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर अनुमंडल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी 
पूर्वी चम्पारण 

सदर अनुमंडल, मधुबनी 


22 


श्री मथुरा बड़ाईक 
( गुमला, झारखंड, 43/2004 ) 


23 


एलेन अरविन्द डीन , 
( राँची, झारखण्ड, 40/2004) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा सदर अनुमंडल , 
दरभंगा 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय 
अनुमंडल , लखीसराय 


24 


श्री रामबाबू दास, 
( देवघर, झारखंड, 45/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई अनुमंडल, जमुई 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा 
अनुमंडल, शेखपुरा 


4 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्र ० 


वर्तमान में पदस्थापित अवर 
निर्वाचन पदाधिकारी का नाम 
( गृह जिला / कोटि क्रमांक / वर्ष ) 


वर्तमान पदस्थापन 


नया पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


25 


श्री जितेन्द्र 

कुमार, 
( मुंगेर, 44/2004 ) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी , लखीसराय अनुमंडल , 
लखीसराय 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल 
अनुमंडल, अरवल 


- 


2. श्री संजय कुमार मिश्र को उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , 
बिहार - सह - सरकार के प्रधान सचिव , निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है । श्री मिश्र उप –निर्वाचन पदाधिकारी, 
पटना का प्रभार ग्रहण करने के उपरान्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - सरकार के प्रधान सचिव , निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना के 
कार्यालय में योगदान देंगे । प्रतिनियुक्ति अवधि में श्री मिश्र के वेतनादि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, पटना द्वारा किया जायेगा । 

3. सर्वश्री राजेन्द्र कुमार कर्मशील, नौशाद आलम एवं भोला राम – तीनों नवप्रोन्नत उप –निर्वाचन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन 
उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया जा रहा है । फलतः उन्हें पारगमन अवधि एवं स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम कृष्ण प्रसाद , 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 38-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


5 


भाग-9( क ) 

सूचनाएं इत्यादि । 


वन विभाग की नीलामी संबधी 


पूर्णियाँ वन प्रमंडल , पूर्णियाँ 
वन पदार्थ के विदोहन की बिक्रय - सूची 

2009-10 

द्वितीय भाग 
दिनांक 11 दिसम्बर 2009 को वन प्रमंडल कार्यालय में वन पदार्थ का बिक्रय सार्वजनिक नीलामी / निविदा द्वारा होगा । 


नीलामी एवं संविदा पर हस्ताक्षरण 

11 बजे से 2 बजे दिन तक , 

पुनः 3 बजे अपराह्न से बजे शाम तक । 
टिप्पणी (1) संलग्न पृष्टों में लिखित लौटों में अंकित वनोत्पाद की बिक्री हेतु बिहार गजट दिनांक 10 जून 
1981 के नवम् भाग में प्रकाशित तथा वन विभाग के संकल्प संख्या - वन बिक्रय 28 / 2002-1869 व0 प0 दिनांक 2 जुलाई 
2004 में उल्लेखित वन पदार्थ के बिक्रय एवं विदोहन की विशेष शर्तो, संविदा के स्वीकृत प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों एवं वन 
विभाग बिहार में वन पदार्थ तथा खर – धास के विदोहन के लिए अधिकार बिक्रय की सामान्य शर्तों के अधीन होगी । क्रेता को 
इन शर्तो पर स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर करना होगा । बिक्रय की उपर्युक्त विशेष शर्तो ( प्रथम भाग ) एवं सामान्य शर्तो ( तृतीय 
भाग) की प्रति वन प्रमंडल कार्यालय में देखी जा सकती है । 

( 2) कार्यालय खुले रहने के प्रत्येक दिन साढ़े इस बजे सुबह से 5 बजे संख्या तक पूर्णियाँ वन प्रमंडल के कार्यालय 
में बिक्रय की सामान्य शर्तो एवं संविदा का स्वीकृत प्रपत्र देखा जा सकता है तथा आवेदन - पत्र देने पर निःशूल्क मिल सकता 
है । डाक बोलने के पूर्व इच्छूक क्रेताओं को संविदा की शर्तों को पढ़ लेने तथा स्वीकार कर लेने के प्रतीक स्वरूप बिक्रय 
सूची की एक प्रति पर हस्ताक्षर करना होगा । 

(3) नये क्रेता को वन प्रमंडल पदाधिकारी से परिचित एक भद्र पुरूष द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर और नाम, पिता का 
नाम एवं स्थायी पता तथा अस्थायी पता कागज पर स्पष्ट लिख कर नीलामी / निविदा प्रारम्भ होने के पूर्व वन प्रमंडल 
पदाधिकारी को देना होगा । वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुमति मिलने पर ही नये क्रेता डाक बोलने के अधिकारी होंगे । 
( 4) ( क ) प्रविष्ट अंश उपसादित (एप्रोक्सीमेंट ) है और भूत असंभव नहीं है । इच्छूक क्रेता लौटों को स्वयं देख लें 

क्योंकि बाद में ये शिकायतें कि उपलब्ध पदार्थ एवं अधिसूचित पदार्थ में वस्तुतः विषमता है या विदोहन के 
लिए खरीदें गये पदार्थ लौट में उपलब्ध नहीं है या लौट का क्षेत्रफल संलग्न पृष्ठों में विज्ञापित क्षेत्रफल से 
कम है या वन पदार्थ की गुणवत्ता खराब है इत्यादित नहीं सुनी जायगी । कूप से कितना खर - धास 

निकलेगी इसकी गारन्टी नहीं है । 
( ख ) फिर भी, यदि क्षेत्रफल अथवा खर -धास की मात्रा में ( उनकी दशा को ध्यान न देकर) विज्ञापित अंक से 

10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो तो स्थल पर कमी होने की दशा में क्रेता को आनुपातिक अवहार 
( प्रोमोश्मेंट रिवेट ) देने पर विचार किया जा सकता है । इसी प्रकार स्थल पर वृद्धि होने की दशा में वन 

विभाग बिक्रय मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर क्रेता से वसूल सकता है । 
( ग ) वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने उपक्रम से किसी भी समय पुनः मापन या गणना कर सकते हैं और 

तत्पश्चात् ही उपर्युक्त परिमाप का अनुसरण होगा । 
( ध) यदि क्रेता को यह दावा करना हो कि कूप का क्षेत्रफल या खर - धास की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक कम 

है तो वे बिक्रय स्वीकृति की सूचना मिलने के 30 दिनों के अन्दर 500 रूपये जमा करते हुए दावा संबंधी 
आवेदन पत्र देंगे । यदि पुनः मापन अथवा गणना से यह पता चले कि कमी 10 प्रतिशत से कम है तो ये 

रूपये राज्यसात कर लिये जायेगे । 
(5) वन प्रमंडल पदाधिकारी को अधिकार होगा कि बिक्रय सूची का क्रम बदल दें , या सूची में दिए गए किसी भी 
लौट की नीलामी / निविदा रोक दें, या लौटों को अपने सुविधानुसार एक साथ मिलाकर या एक ही लौट को खंडित कर बेचें । 

(6 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी किसी भी डाक / निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और वे बिना कारण बताये 
किसी भी डाक / निविदा को अस्वीकृत कर सकते हैं । 


6 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


- 


। 


- 


(7) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य वक्ति या पक्ष की ओर से न तो डाक बोलेगा, न संविदा इत्यादि पर हस्ताक्षर करेगा 
जबतक कि वह अपने पक्ष में उस व्यक्ति या पक्ष द्वारा निष्पादित एटर्नी की शक्ति निबंधित मूल प्रति के साथ प्रमाणित प्रति 
डाक बोलने के पहले प्रस्तुत नहीं करें । कोई भी व्यक्ति किसी फर्म या पक्ष के निमित तब तक डाक नहीं बोल सकता, 
जबतक कि फर्म या पक्ष प्रचलित अधिनियमों का उपलबन्धों (Provision) के अनुसार निबंधित न हो । किसी फर्म या पक्ष के 
निमित डाक बोलते समय निबंधित फर्म या पक्ष के भागीदारों के फर्म या पक्ष की ओर से बोलने के लिए पूर्णरूपेण प्राधिकृत 
होना अनिवार्य है । डाक प्रारंभ होने के पूर्व उपर्युक्त सभी निबंधित अभिलेख, जिसमें किसी व्यक्ति को डाक बोलने का 
अधिकार दिया गया हो , वन प्रमंडल पदाधिकारी को सौंप दिये जायेंगे । 

( 8) वन प्रमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति , जिसके जिम्मे वन विभाग का बकाया हो , 
नीलामी / निविदा में डाक नहीं बोल सकते हैं । 

( 9) सफल प्रतिकोष्ठा को प्रत्येक प्रचय के लिए बिक्रय मूल्य सभी कर सहित एक मुश्त तुरंत जमा करना होगा । 

(10 ) नीलामी के पूर्व के दिन तक संबंधित वन प्रमंडल कार्यालय में बिक्री योग्य लौट / लौटों की बिक्री हेतु मुहरबन्द 
निविदा विहित प्रपत्र में 2000 / - ( दो हजार) रूपये अग्रधन के साथ प्रात की जायेगी । अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट संबंधित वन 
प्रमंडल पदाधिकारी के पदनाम से बनेगा जो वन प्रमंडल कार्यालय के मुख्यालय में अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर 
भुगतेय होगा । निविदा जमा करने के लिए विहित प्रपत्र निविदा के बंधेज एवं शर्तों के साथ नियमानुसार राशि जमा करने के 
उपरांत ही वन प्रमंडल कार्यालय से उपलबध कराया जायेगा । निविदा दो लिफाफों में समर्पित की जायेगी । पहले लिफाफे में 
निविदा प्रपत्र आवश्यक सूचनाओं के साथ रहेगा जबकि दूसरे लिफाफे में अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट रहेगा । दोनों 
लिफाफों पर क्रेता का पूरा नाम, पता तथा निविदा प्रपत्र / अग्रधन साफ - साफ अक्षरों में अंकित रहेगा जिस निविदा के साथ 
अग्रधन जमा संबंधी लिफाफ नहीं रहेगा अथवा लिफाफ में अग्रधन का ड्राफ्ट नहीं पाया जायेगा, उसकी मान्यता नहीं दी 
जायेगी तथा उसे रद्द कर दिया जायेगा । निविदा की नीलामी तक सीलबन्द एवं गोपनीय रखा जायेगा । 

नीलामी के समय निलामी स्थल पर उच्चतम दर अर्पण के उपरान्त निविदा का लिफाफ खोलकर सार्वजनिक किया 
जायेगा । पहले निविदा के साथ अग्रधन का लिफाफा खोला जायेगा । जिन निविदा / निविदाओं के साथ अग्रधन की राशि 
रहेगी उसे मान्यता देते हुए निविदा प्रपत्र को सार्वजनिक किया जोयगा । निविदा में प्राप्त उच्चतम दर एवं नीलामी में प्राप्त 
उच्चतम दर में जो दर अधिक पाया जायेगा, उस पर लौट / लौटों की बिक्री की जायेगी । असफल निविदादाताओं के अग्रधन 
की राशि वापस कर दी जायेगी जबकि सफल निविदादाता की राशि सुरक्षित जमा में समायोजित की जायेगी । 

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों का निलामी स्थल पर अस्त्र - शस्त्र तथा आग्नेय शस्त्र, लाठी, भाला, 
तलवार आदि के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा । वनागार में प्रवेश करने के पूर्व नीलामी प्रभारी पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत 
पदाधिकारी / कर्मचारी को क्रेताओं पर उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पूर्ण तलाशी का अधिकार प्रदत्त रहेगा । 

इसी प्रकार नीलामी के दिन किसी भी व्यक्ति का वाहन निलामी स्थल की सीमा से एक सौ मीटर परिधि के अन्दर 
नहीं रहेगा । इन नियमों का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों को नीलामी में भाग लेने से वंचित करने एवं 
आवश्यकतानुसार उन पर सुसंगत अधिनियमों के तहत् कार्रवाई का अधिकार नीलामी प्रभारी पदाधिकारी को प्रदत्त रहेगा । 

(11) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों / संस्थाओं / कम्पनी को गेटमनी के रूप में 2000 / - ( दो हजार) 
रूपया नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के पदनाम से हो जमा करना होगा । यह राशि उसक 
अग्रधन मानते हुए उसकी सुरक्षित जमा में समायोजित की जायेगी । जबकि अंसफल डाकवक्ताओं के नीलामी समाप्ति के 
उपरान्त वनागार बही में हस्ताक्षर कराकर राशि /बैंक ड्राफ्ट वाप कर दी जायेगी । 

( 12) नीलामी / निविदा के उच्चतम अर्पणकर्ता को लौट पर हैमर गिरने के तुरंत बाद संबंधित लौट की विड शीट 
पर बिक्रय मूल्य की [15(पंद्रह ) प्रतिश राशि ] कुल राशि सुरक्षित जमा के रूप में जमा कर हस्ताक्षर करना होगा । (परन्तु यदि 
उच्चतम डाकवर्ता के पास आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं है तो उनके पास उपलब्ध राशि जमा कर उनके लिखित आवेदन , 
पर उन्हें शेष राशि जाम करने के लिए अधिकतम तीन दिनों का समय दिया जा सकेगा ।) 

(13) नीलामी / निविदा में यदि लौट का उच्चतम अर्पण आरक्षित मूल्य बराबर अथवा अधिक प्राप्त होता है तो वन 
प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कंडिका -11 के अनुसार सुरक्षित जमा प्राप्त कर बिक्री की स्वीकृति देते हुए उच्चतम अर्पणकर्ता के 
नाम अनुसमर्थन पत्र (रिटिफिकेशन) निर्गत कर दिया जायेगा । अनुसमर्थन पत्र निर्गत हो जाने के बाद उच्चतम अर्पणकर्ता, 
क्रेता कहे जायेंगे । 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


7 


(14 ) ( क) सफल क्रेताओं को कूप परमितट - बुक पर ही निर्धारित दरों पर उप स्थानीय ग्रामीणों को कूल के 1.6 

किलोमीटर के अन्दर बसे हों , धरेलू कामों के लिए धास बेचना पड़ेगा । 
( ख) इन क्रेताओं को पहली दिसम्बर से अगली 15 फरवरी तक प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा 

अनुमोदित सूचना - पट अपनी डीपू में सुगोचर रूप से लगाना होगा जिसमें बिक्रय - दर और दैनिक स्टॉक 

लिखना होगा । 
(15 ) उक्त स्थानीय ग्रामीणों की मांगों की पूर्ति 15 फरवरी 2010 तक होने के बाद ही क्रेता बचे हुए धास को वन 
पदाधिकारी की लिखित आज्ञा पाने पर बाहरी लोगों के साथ बेच सकते हैं । स्थानीय मांगो की पूर्ति किये बिना बाहरी लोगों 
के हाथ धास बेचते हुए साबित हो जाने पर उनके डीपू की धास जप्त कर सरकारी दर से जनता को आपूर्ति करने का पूर्ण 
अधिकार वन पदाधिकारी को होगा । 

( 16 ) खर - धास प्रचयों के सभी धास 15 फरवरी 2010 तक काट कर निकाल लेना होगा । इस तिथि के बाद जो भी 
धास वनरोपण के अन्दर रह जायेगी वन विभाग की सम्पत्ति मानी जायेगी । 

(17) किसी भी तरह की गाड़ी या बैलगाड़ी वनरोपण क्षेत्र के अन्दर नहीं ले जा सकते हैं । नहर तट से निष्कासन 
हेतु क्रेताओं को सिंचाई विभाग के नहर संबंधी नियमों का पालन करना होगा । 

(18) धास क्रेता की क्षेत्र के चारो तरफ से सीमा के अन्दर 10 मीटर चौड़ी फायर लाईन काटनी पड़ेगी तथा 5 मीटर 
चौड़ी पट्टियों उस वनरोपण क्षेत्र में इस तरह काटनी होगी जिससे वह क्षेत्र - 5-5 हेक्टर के टुकड़ों में विभाजित हो जाय । 
ऐसे काटे गये फायर लाइन के अन्दर सभी काटी गयी धासों को काम आरंभ करने के पहले निकाल देना होगा । जबतक ऐसा 
नहीं किया जाता है, विदोहन एवं निष्कासन बंद रहेगा । 

(19) प्रत्येक वनरोपण क्षेत्र में जो मुख्य फाटक बने हैं सभी क्रेताओं को उसी रास्ते अपने मजदूरों को वनरोपण क्षेत्र 
के अन्दर खर - धास एवं बास काटने के लिए ले जाना होगा और बाहर लाना होगा । धेरे को लांध कर या उसे काटकर जाना 
अनुचित समझा जायगा और ये दण्ड के भागी होंगे । 

( 20 ) प्रतिकोष में बोली गई राशि शुद्ध मूल्य होगी । सभी कर सेस, बिक्री कर, आयकर अतिरिक्त कर चूंगी आदि 
प्रतिकोष 

मूल्य के अतिरिक्त क्रेता को देना होगा । 

( 21) निर्धारित प्रक्रिया के तहत् लौटों की बिक्री संबंधी किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर तभी कार्रवाई की 
जायेगी जब शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत पत्र के साथ निविदा / नीलामी में संबंधित लौट / लौटों के विरूद्ध प्राप्त बिक्रय 
मूल्य की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिक्री तिथि के तीन दिनों के अन्दर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में 
जमा किया गया हो । 

(22) खर - धास को बिक्री से संबंधित पूर्व के अन्य आदेश / निदेश यथावत रहेंगे । 


- 


आदेश से , 


ए 0 के 0 प्रसाद , भा.व.से. 
वन प्रमंडल पदाधिकारी । 


8 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्रम 

प्रचय 
सं 0 | संख्या 


क्षेत्र का नाम 


विवरण 


प्रचय का 

नाम 


क्षेत्रफल 


ठीके की 
अवधि 


निकटवर्ती रेलवे स्टेशन 


1 . 


31 


खर - धास सिंधिया- I 


51.79 


1 फरवरी 


कृत्यानन्दनगर -19.00 कि 0 मी 0 


2010 


पूर्णियाँ 
क्रेता का नाम 
प्रतिभूति - 


- 


प्राप्त मूल्य 


रक्षित मूल्य 


- 


2 . 


32 


खर - धास सिंधिया- II 


60.01 


15 फरवरी 
2010 


कृत्यानन्दनगर -19.00 कि ० मी ० 


पूर्णियाँ 
क्रेता का नाम 
प्रतिभूति 


प्राप्त मूल्य 
रक्षित मूल्य 


3 . 


33 


खर - धास सिंधिया- III 


60.01 


15 फरवरी 
2010 


कृत्यानन्दनगर -19.00 कि 0 मी 0 


पूर्णियाँ 
क्रेता का नाम 
प्रतिभूति - 


- 


प्राप्त मूल्य 
रक्षित मूल्य 


ए 0 के 0 प्रसाद , भा.व.से. 
वन प्रमंडल पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 38-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


9 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक , का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना । 


निविदा सूचना 


। 


सं 0 11750 — पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभिन्न इकाइयों में उपयोग आने वाले बड़े. एवं छोटे मशीन उपकरणो की 
कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं / प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 ( इक्कीस) दिनों के 
अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है । बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं , 
वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्य- कर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा 
अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा । निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं 
वित्तीय निविदा अलग- अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर मशीन उपकरण हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । 
निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम 
से प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा । विस्तृत सूचना एवं मशीनों का विवरणी इत्यादि www.prdbihar.org & 
www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । 
तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ -साथ 25000 (पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा । आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में 
अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी । निविदा की सभी पृष्टों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए । 
स्थान : पटना 

( ह ० ) अस्पष्ट, 
दिनांक : 1 दिसम्बर 2009 

अधीक्षक । 
TERMS & CONDITIONS 
1 . Tender should be in two parts (technical/ commercial) in two separate sealed envelop mention 

there on technical tender / commercial tender . 
2 . Both tender (technical/ commercial ) should be in prescribed Performa enclosed with terms and 

conditions and also mention break up rate of all attachment/ accessories of the machine / 

equipment. 
3 . All relevant document, authority letter , of authorized importer of India or Eastern 

India /Manufacture quality certificate , sales tax Clearance certificate , specification of the 
machine / equipment, installation list of machine / equipment should be attach along with 
Technical Tender, photo copy of pan card . All the above documents should be attached in the 

technical bid if any documentwas not attached with technical bid than the tender will be rejected . 
4 . Minimum warranty (with part) should be three years of above one lakh Machine and it will count 

from date of installation and working certificate. 
5 . Before payment of cost of machine / equipment supplier will have submit 5 % bank guarantee for 

warranty period of 3 years and agreement of CMC for rest 2/7 years on Non judicial stamp paper. 
6 . Only power plug , space for the installation will be provided by the Institution . Rest expenditure 

will be borne in by the supplier . 
7 . Supplier will have to provide training for doctors and paramedical on their own cost . 
8 . Superintendent reserve right to reject any tender without given any reason . 
9 . Tender should be typed only. Handwritten and overwriting tender will be rejected . 
10 . Tax will be deducted from the bill and deposited in Govt. account as per govt. norms. 
11. Equipment should be ISO /FDA /CE other national or international Quality certification approved 

copy of certificate should be enclosed with technical bid . 


10 


fer JUIC , 9 Rahoek 2009 


12 . 


The Company/ Tenderer should provide the list of organization to whom they have supplied the 
above machine and performance report from the said organization . 
Life of machine/ equipment - Machine having cost from one Lakh to Five Lakh is fixed for 5 
years and machine carrying the value more than five Lakh the life should not be fixed less than 


13 . 


Ten years . 


14 . 


15 . 


16 . 
17 . 
18 . 


19 . 


20 . 


The models quoted should be as per specification with facilities of up graduation as per 
requirements and It is mandatory that the name of the model should be mention in the tender. 
The company has to give a certificate / affidavit for the above purpose at the time of technical bid . 
Manufacturing Companies having turnover Rs. 10 crore and above can apply for machine, 
costing more than Rs. 5 lakh however companies quoting for machines less than 5 lakh should 
have annual minimum turnover of Rs. 2 crores in the three consecutive years. 
For calculations of rate cost of machine/ equipments (full system , warranty and CMC for 2/7 
years ofmachine lequipment (full system ) 
Tenderer can attend purchase committee meeting on tender Opening date . 
Tenderer should assure a service centre at Patna for the proper maintenance of said machine. 
Tenderer should be registered in Bihar sales Tax . If they are not registered at the time of tender. 
Then after selection , they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed . 
The tendered have to give technical details /specification of the product /equipment in CD along 
with technical bid (Specification of the equipment / Product should be typed only ) .it should not 
be scanned Name of the Tendered should be mention on the above of the CD along with the 
tender number and address . 

The Tendered should have to Deposited Rs. 25000 /- (Rs Twenty five thousand ) only as Earnest 
money with the Technical Tender in the form of Bank Draft. In favor of SUPERINTENDENT, 
P.M.C.H.,Patna . 

(Sd.) Illegible, 

SUPERINTENDENT, 

PatnaMedical college Hospital, Patna . 
FORMAT OF TECHNICAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT 
1 . Name & Address of Tenderer 
2 . Name of Machine/ Equipment 
3 . Name of Manufacturer 

Model/ Sr.No./ Size 
Up to date Model 

Up gradation Facility 
5 . Quality certificate (Detail) 

ISI/ ISO /ETC 
6 . Specification Detail 

( Also give complains report) 
7 . Warranty 
8 . CMC for 2/7 years ( Excluding warranty ) 
9 . Authorized Distributor / MFG 
10. Nearest Service Center 

Details and phone no . 
11. Details of consumable 
12. Installation List 


4 . 


Signature of Authorized Person 


PER JUIC , 9 Pa Hack 2009 


11 


: 
: 

: 


FORMAT OF COMMERCIAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT 
1 . Name & address of Tenderer 
2 . Manufacturer/ Authorized Distributor 
3 . Name of Machine/ Equipment 
4 . Name of Manufacturer 
5 . Model/ Size 
6 . Unit Price (whole system ) 
7 . CST/BST/ETC 
8 . Total 
9 . Warranty 
10. CMC of whole system for 5 years /10 years 

(including warranty period ) Rate / Year 
11. Net Price of whole system for 5/10 years with CMC 

(including warranty period ) 
12. Rate of consumable 


Signature of Authorized Person 


INSTRUMENT NAME 
Anesthesia Work Station 


1 . 


SPECIFICATION 
Machine must be of latest generation having 
worldwide acceptance and Instatllation.compact 
anesthesia machine with . Central control with circle 
absorber magills bains and pediatric Circuit. 

Temperature compensated Vaporizer for halothane 
& Isoflurane /Sevoflurance . 

1. Gas delivery twin tube rotameters for N20 , 
Oxygen and one tube for air compatible with low flow 
applications 

2. Alarms (1) apnoea alarms ( II) Hypoxia alarm 
( III) Minute Volume alarm (adjustable ) (IV ) Airway 
pressure alarm (adjustable ). 

3. Monitoring Continuous monitoring of 
inspiratory oxygen concentrator, breathing frequency 
airway pressure ( Paw , P Peak , P mean , PEEP) minute 
volume and tidal volume measured parameters to be 
displayed in digital or graphical form . 

4.N20 cut off mechanism during oxygen delivery 
failure . 

5.Ventilator electronically controlled , electrically 
or compressor driver with battery back up , IPPV and 
pressure limited ventilator sign function, fit for neonatal 
to adult patient. 

6. Passive gas scavenging system . 

7. Monitor colored screen capable of shoring all 
parameters SPO2, ECG , ETCO2 NIMP and dual IBP. 
Temperature respiration , cardiac output cautery 
protected , recorder and printer facility & battery back 
up 


12 


PER JGTC , 9 faster 2009 


INSTRUMENT NAME 


2. BIPAP Machine for Non Invasive 

ventilator 


SPECIFICATION 
Modes 
OPAP Mode 
Spontaneous mode 
Timed mode 
Trigger and Cycle sensitivity 
Alarms mask off alarm , Power failure alarm , high and 
low pressure alarm ,low minute volume alarm 
Compressor driven compatible for patients of 0.5 Kg 
and above volume controlled pressure control, SIMV, 
Spontaneous support mode ,Auto mode 

mode with 
humidifier, nebuliser , long battery back up . user 
interface should show all parameters in digital and 
graphical manner .Audio and visual alarms. 


3. ICU Ventilator 


4. Pulmonary function test instrument P.C 

based with interpretation facility 
5. Hydraulic operation table 


Five section stainless steel top , Accurate and precise 
single lever action hydraulic lift controlled by foot 
panel ,operating position -Back section trendelenburg , 
Reverse trendelenburg and lateral tile etc are precisely 
and smoothly controlled from either side of the table 
by working of different condition with stainless steel 
covered bright nickel chromium plated , complete with 
slandered accessories and water proof mattress having 
thickness . 


6. Recovery bed 


7. Recovery trolley cum bed 


8. Bed side monitor 


9. Defibrillators bi- phasic 


10. Syring infusion pump ventilator 


DEPARTMENT OF RADIOLOGY 


INSTRUMENT NAME 


1. 500 MA X -ray machine 
2. C.R digital X -ray machine 
3. 100 M.A X -ray machine 
4. O.P.G X - ray machine 
5. 110 K.V.A DG set with canopec 
6. Mammography machine 


PER JIGC, 9 Pa Hack 2009 


13 


DEPARTMENT OF PEDIATRICS 


INSTRUMENT NAME 


1. Baby weighing machine 
2. B.P. Machine with all size cuffs 


3. Ophthalmoscope 
4. Glucomete with strip & with out strip 
5. Oxygen flow meter 
6. Oxygen saturation probe 
7. Cold light source 
8. Insuling Syringe 


9. Bed pan 


DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY 
INSTRUMENT NAME 


1. C - arm Image intensifier 


2. Fully automated tourniquet system -single port , double cuff, battery backup & LED display 
3. Cystoscope & resectoscope with all accessories 
4. Endoscopic set with all accessories (* adult ) 
5 . CRRT (Continuous renal replacement therapy with plasma exchange , blood warmer & 

hemoperfusion 
6. Mobile operating lamp with specification as high definition LED cold light facility 
7. Electrical /manual suction machine 
8. Instrument trolley , curved 
9. Instrument Trolley , rectangular 
10. Revolving Stool 
11. Suture needle , cutting & round body 
12. Cold Sterilizer - Specification as Eto sterilizer or H202 Sterilizer with facility of metal. nonmetal 

instrument sterilizer 


13.Ultrasonic ace wave & focus technology with standard accessory (HORMONIC ) 


DEPARTMENT OF UROLOGY 


INSTRUMENT NAME 

1. Video Urodynamic channel equipment 


DEPARTMENT OF KIDNEY TRANSPLANT UNIT 


INSTRUMENT NAME 

1 . micro vascular surgical set 
2. Operating Loop (MAG X 4 ) 


14 


ER JUIC , 9 Parec 2009 


DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY 


INSTRUMENT NAME 


1. Operating Microscope 
2. Portable Vascular Doppler 
3. Carl Zeiss 4 X Loupe 


4. Dental Chair 


5. Varinlite laser 


DEPARTMENT OF EYE 


INSTRUMENT NAME 


1. Ophthalmoscope Direct /Indirect 


2. Streak retino scope 


3. Gonioscope Three mirror 
4. +90 D lens 


5. Lenso meter ( computerized ) 


6. Trial fram 


7 . 


Trial set 


8. Cryo for Guaucoma ,retina 
9. Wet field Cautry 
10. SchiotZ Tonometer 
11. Head band Binocular Loup 


DEPARTMENT OF NEPHROLOGY 


INSTRUMENT NAME 

1. Vascular access machine with color Doppler, echo , biopsy facility E.t.c 
2. Central venous pr. Monitor 
3. Central gas supply 
4. HPTLC 


5. Refrigerator 
6.Geyser 
7. Electronic Analytical balance 
8. Double D.W distillation plant 
9. DNA extraction coloum (50 test) 


10.Mayoc wool 
11. Nylon wool 


12. Ptt Machine 


13.Micro centrifuge 
14.Micropipette 


PER JIGIC , 9 RaHack 2009 


15 


INSTRUMENT NAME 


15. Water cooler 


16. Fumigator machine 
17. Foot laminated machine 


18. Incubator 


DEPARTMENT OF CLINICAL PATHOLOGY 


INSTRUMENT NAME 


1. Centrifuge machine -100 tubes , 5 ml volume 
2. Auto pipette - fixed volume 5,10,20,25,50,100,200 , 250,500,1000 ,ul 
3. Q.BC with all accessories 
4. Refrigerator big size -400 ltr 
5. Air conditioner -1.5 Tone 


6. Generator for electric line for RSB lap 


7. Aquguard water purific for OPD 
8. Ceasefire 


9. Laptop with internet , printer, Photostat, scanner . 
10. Vaccum cleaner for dusting of electronic equipment. 
11. Automatic blood Grouping & cross matching ( gel technology ) 
12. Water plant for deiouised water 
13. Aspiration grin for FNAC 
14. Steel almari Long size . 


DEPARTMENT OF NEURO SURGERY 


INSTRUMENT NAME 
1. Diathermy machine complete with bio-polar and accessories for neuro surgery CUSA system 

machine 


DEPARTMENT OF MEDICINE 


INSTRUMENT NAME 


1. E.C.G six channel reporting machine 
2. New monitor with accessories 


3. Accessories of old monitor 


4. Ventilator 


5. Infusion pumps 


6. ECG Machine 


7. Echocardiography Machine 


8. Central Monitor 


9. Portable X -Ray Machine 


16 


pasr JGTC, 9 Pahor 2009 


DEPARTMENT OF ENT 


INSTRUMENT NAME 


1. Micro drill foot switch RPM -35000 or more + Cable and accessory . 
2. Rack for holding Aural micro instruments. 


3. Sinus cope -Straight forward wide angle 


0- 4mm 


30-4mm 


70- 4mm 


O 


90- 4mm 


110 - 4mm 


4. Electric sterilizer – 18 ” x 12 ” 


5 . 


Torch 3 cells bia 


6. Unpolar and bipolar Diathermy 
7 . Electric ostcotamy saw 
8 . Negus anterior commeasure laryngoscope with lena cut with fiber optic carrier 
9 . Jacks on laryngoscope adult with fibra carrier child 
10. Oesophagoscope with fibra light carrier. 


4mm x 27 cm 


5mm x 30 cm 


. 


7mm x 35cm 


8mm x 40 cm 


9mm x 45 cm 


11. Bronchoscope with fiber light carrier 


3mm x 27 cm 


5mm x 30 cm 


7mm x 35 cm 


12. Laryngoscope handle and chest support 
13. Fibra optic head light with light weight head band 
14. Fiber optic light source double band - 24 V - 250W 


15. Fiber optic cable 4.5 mm x 230cm 


PER JUIC , 9 Pa Hack 2009 


17 


DEPARTMENT OF GYNAE 


INSTRUMENT NAME 


1 . 


Sterilizer 


2 . 


Tray with cover 


3 . 


Drum Big Size 


4 . 


Drum medium Size 


5 . 


Bed Side screen 


DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS 


INSTRUMENT NAME 


1. Minimum drill 


• Saw 


• Flexible reamer 

Battery driven plaster cutter 
2. C - Arm Compatible Table 
3. Pulse Lavage 
4. Central Suction System 
5. Central Gas Line With Vertical Drop 


6. Boiler 


7. Dry Sterilizer 


8 . 


Racks 


9 . 


OT Sterilizer 


10. UV injection 
11. Air blower OT jet 


12. Vertical laminar flow 


13. OT light 5 star ( Replaceable ) 


14. Torches 


15. Hip spice table 


16. Chest support 


17. OT table with cervical traction set 


18. OT table with hand traction set 


19. Knee arthroscopy set 


18 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


प्रबन्धक का कार्यालय 


राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार , पटना 3 


निविदा सूचना 


। 


- 


सं ० 275 - क्रय समिति , राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना द्वारा लिए गये निर्णय के 
आलोक में पुनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला बिहार , पटना 
के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में कच्ची एवं काष्ट औषधियों, वर्दी एवं स्टेशनरी तथा मशीन उपकरणों के क्रय हेतु मुहरबंद 
निविदा 

इच्छुक वितरक एवं आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह ) वें दिन अपराहण 5 बजे तक निबंधित 
डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है । अगर निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि को अवकाश होगी तो अगले दिन कार्य दिवस होगा । 
निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । निविदायें तकनीकी एवं वित्तीय अलग अलग 
मुहरबंद कर दोनों निविदाओं को एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद के पश्चात ही निबंधित डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी और 
तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी । कच्ची एवं काष्ट औषधियो की निविदा हेतु 
प्लास्टीक थैलियों में बंद असली नमूना डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना 
आवश्यक है । प्लास्टीक थैलियों में बन्द असली नमूना भी निर्धारित अवधि तक प्राप्त हो जाना आवश्यक है । निविदा के साथ 
निविदा दाताओं को अग्रधन के रूप में 3000 ( तीन हजार) रुपये का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट / पोस्टल सेविंग्स 
एकाउण्टस / बैंक ड्राफ्ट प्रबन्धक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पदनाम से प्लेज कर 
संलग्न करना आवश्यक होगा । 

निविदा की निम्नलिखित शर्ते होंगी : 
( 1) फर्म को बिहार राज्य का बिक्री कर का निबंधन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं अद्यतन बिक्री कर का 

स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा । 
( 2) अग्रधन की राशि प्रबंधक , राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पदनाम से 

प्लेज कर संलग्न करना होगा । 
( 3) अग्रधन की राशि निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का प्रतिक्षित होना चाहिए । 
( 4) लघु उद्योग में निबंधित इकाई को स्थाई निबंधन एवं अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र उद्योग विभाग से 

प्राप्त कर देना होगा । यदि एस ० एस ० आई ० का दावा है तो उसका निबंधन एवं अद्यतन प्रमाण - पत्र देना 

होगा । 
( 5) निविदा की सभी शर्ते मान्य है । इस आशय का एक घोषणा - पत्र निविदादाता को देना होगा । अन्यथा 

निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा । 
( 6) निविदा दो प्रकार की होगी 
( क ) तकनीकी निविदा -जिसमें सभी प्रकार के निविदा से संबंधित कागजात मुहरबंद होगें । इस निविदा में अन्य 

कागजातों के अलावा जिस सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा दे रहे है उनका सूची संलग्न करना भी अनिवार्य होगा । 
जिसकी निविदा मे सूची नहीं होगी उसपर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिक्री कर विभाग द्वारा जिस सामग्री 

की आपूर्ति करने हेतु निबंधित है उसकी भी प्रति संलग्न करना आवश्यक है । 
( ख ) वित्तीय निविदा -जिसमें अंकित सामानों का शर्त के अनुसार दर होगा और दोनों लिफाफा अलग - अलग मुहरबन्द 

तथा दोनों एक बड़े लिफाफा में बन्द के पश्चात निबंधित होगा । जिसपर विविध वित्तीय निविदा एवं दूसरे पर 
विविध तकनीकी निविदा के साथ साथ निविदा का विषय लिखा रहना आवश्यक होगा और लिफाफे पर निविदा 

दाता का नाम, पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ अंकित करना होगा । 
(7) आपूर्ति कर्ताओं को सामानों की आपूर्ति , औषध निर्माणशाला भवन तक अपने खर्च पर करना होगा । 
(8) स्वीकृत निविदा दाता को पूरे वित्तीय वर्ष 2008-09 तक आदेशानुसार सामानों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अन्दर 

करनी होगी । ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्रतिष्ठान का अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा एवं उन्हें काली सूची में डाल 

दी जायेगी । 
( 9) सरकार के आदेशानुसार टैक्स की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्र से कर ली जायेगी और उसे चालान द्वारा सरकारी 

खजाने में जमा कर दी जायेगी । 
( 10) सामान संतोषजनक पाये जाने पर ही स्वीकार होगा अन्यथा आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर वापस ले जाना होगा । 
(11 ) निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार प्रबन्धक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध 

निर्माणशाला, बिहार, पटना को सुरक्षित होगा । 
(12) किसी भी वाद का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा । 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


19 


-- 


(13) इच्छुक निविदादाता को सामान की सूची कार्यालय में आवेदन पत्र देकर प्राप्त करना होगा । 
(14) सामानो का दर , टैक्स सहित एवं टैक्स रहित मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए । 
( 15 ) निविदा कमप्यूटराईज / टंकित होना आवश्यक है । किसी भी प्रकार का कटींग या ओभरराईटींग मान्य नहीं होगा । 
(16) निविदा में अंकित कच्ची औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार ही हिन्दी में अंकित करना 

अनिवार्य होगा । साथ ही एक औषध द्रव्यों का एक ही नाम में अंकित रहना चाहिए अन्यथा उस औषध 

द्रव्य का दर अमान्य कर दिया जायेगा । 
(17) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी का निविदा कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय के बाद 

प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिए कार्यालय कतई 

जिम्मेवार नहीं होगा । 
( 18 ) निविदा के साथ उनके मेक आदि का वर्णन तथा सामग्रियों का मुहरबंद नमूना रहना चाहिए जिन 

सामग्रियों का नमूना नहीं दिया जा सकता उसके मेक का वर्णन अवश्य रहना चाहिए । 
(19) क्रय समिति किसी कच्चि एवं काष्ट औषधियों या सामग्री का दर उसकी गुणवता को ध्यान में रखकर 

अनुमोदित कर सकती है । 

विशेष जानकारी कार्यालय / सूचनापट / वेवसाईट डब्लू डब्लू डब्लू पी आर डी बिहार ओ आर जी पर देखा 
जा सकता है । 
स्थान - पटना 

डा ० विश्वनाथ राय, 


दिनांक -20 नवम्बर 2009 

प्रबन्धक । 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना द्वारा औषध निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाले 
औषध द्रव्यों की सूची : 
क्र ० कच्ची औषध द्रव्यों का नाम क्र ० 

कच्ची औषध द्रव्यों का नाम क्र ० 

कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


अकरकरा 


14 


अशोक छाल 


27 


आवला कच्चा 


2 


अकीक 


15 


अश्वगंध 


28 


आमा हल्दी 


3 


अकाकीया 


16 


अष्टवर्ग पृथक - पृथक 


29 


आदी 


4 


अगर बुरादा 


17 


अजवाईन 


30 


इन्द्रजव तल्ख 


5 


अर्जुन छाल 


18 


अजवाईन खुरासानी 


31 


इन्द्रजव सीरी 


6 


अजमोदा 


19 


अजवाईन सत्व 


32 


इष्पन्द 


7 


अतीस 


20 


अपामार्ग छार 


33 


इन्दायण जड़ 


8 


अतीस सीरी 


21 


अफसीनतीन विलायती 


34 


इलायची छोटी 


9 


अन्नतुल काला 


22 


अफसीनतीन रूनी 


35 


इलायची बड़ी 


10 


अनन्तमुल सफेद 


अनीसुन 


36 


इलायची तैल 


23 
24 


11 


अनारदाना खट्टा 


अवरेसन खान 


37 


इसरौल 


12 


अमलतास 


25 


अम्बर नं 0 1 


38 


इसबगोल 


13 


अम्लवंत 


26 


आवला सुखा बीज रहित 


39 


इसबगोल भूसी 


20 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


40 


ऐठी जौठी 


64 


कालमेघ 


88 


खस 


41 


उसारेवन्त 


65 


काला नमक 


89 


गजपीपर 


42 


उसारेगाहफीस 


66 


काली जीरी 


90 


गंधक आमला सार 


43 


उस्तोखुदुस 


67 


कासीस 


91 


गंधक थेका 


44 


उनाव विलायती 


68 


किशमिश हरा 


92 


गाय घी पुराना 


45 


उष्मागर्व असली 


69 


कस्त सीरी 


93 


गुग्गुल 


46 


उदवलसां 


70 


कुन्दर 


94 


गुड़ मगही 


47 


उदरालीब 


71 


कुटकी 


95 


गुलाब जल ( अर्क गुलाब ) 


48 


कचुर कचरी 


72 


कर्थी ( कुरसैना) 


96 


गुलर छाल 


49 


कहरवा असली 


73 


कुलंजन 


97 


गड़ी गोला 


50 


कथपाखड़ा 


74 


कुठ 


98 


गेरू 


51 


कुचला 


75 


कविला ( काम्पील ) 


99 


गुलकन्द आफताबी 


52 


कहेला कहेली 


76 


कतीला 


100 गुले निलोफर 


53 


कमलफुल नीला 


77 


कवांछ बीज 


101 गुले सुपारी 


54 


करंज बीज ( तुख्म करंजवां ) 


78 


कोरैया 


102 गर्दे स्माक 


55 


कस्तुरी नेपाली 


79 


कोरैया बीज 


103 गुलारे अवरेशम 


56 


कसैली ( सुपारी) 


80 


कोरैया छाल 


104 गुले वुफा 


57 


कपुर ढेला 


81 


कलमी सोरा 


105 गुले गावजवां 


58 


कचनार छाल 


82 


कागजी नींबू 


106 गुले गाफीस 


59 


कमलगट्टा 


83 


खीरा बीज ( तुख्म ख्यारेन) 


107 गुले वानप्सा 


60 


काकड़ा श्रृंगी 


84 


खैर की छाल 


108 गुले सुर्ख न0 - 1 


61 


काकनासा 


85 


खैर की लकड़ी 


109 गुले अनार 


62 


कान्त लौह 


86 


खुरमा ( छोहारा ) 


110 गुले मुन्डी 


63 


कायफल 


87 


खैनी 


111 


गिले मखतुम 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


21 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


112 


गिले दरसतानी 


136 


चिलगोजा 


160 


तील तैल ( रोगन तील)डिलक्स 


113 


गिले मुलतानी / मुलतानी मिट 


137 


चीनी मरीठा 


161 


तुतीया 


114 


गोखरू बीज 


138 


छरैला 


162 


तेजपत्र 


115 


गोदन्ती 


139 


जायफल 


163 तेल एरण्ड(रिफाईन्ड ) 


116 


गोमेद 


140 


जस्ता 


164 


तुख्म खरबूजा 


117 


गोरोचन 


141 


जवासा 


165 तुख्म कसुस 


118 


गोयठा 


142 


जटामासी 


166 


तुख्म हलमुन 

देशी 


119 


घृत कुमारी 


143 


जायफर 


167 


तुख्म कनीचा 


120 


घी गणेश या सुधा 


144 


जावित्री 


168 


ततुख्म खुरफा स्याह 


121 


चन्दन लाल बुरादा 


145 


जामुन बीज 


169 


तुख्म शाहतरा 


122 


चन्दन सफेद बुरादा 


146 


जीरा सफेद 


170 


तुख्म खुसखास सफेद (पोस्ता दाना) 


123 


चन्दन सफेद लकड़ी 


147 


जीरा स्याह 


171 


तुख्म बाबूना 


124 


चांदी सीक 


148 


यष्ठि मधु (असकेसूस) 


172 तुख्म कुरतुम (कुसुम बीज ) 


125 


चकवर बीज 


149 


जन्दवार सीरी 


173 


तुख्म हेना (मेंहदी बीज ) 


126 


चन्द्रसुर ( तरहतेवाक ) 


150 


जदवार मुदहरत 


174 


तुख्म गंदना 


127 


चाभ 


151 


जाफरान 


175 


ताम्बा बुरादा 


128 


चालमुंगरा 


152 


जरम बाप 


176 तुख्म इस्पात 


129 


चालमुंगरा बीज 


153 


जंगार 


177 


तुख्म 

बारीला 


130 


चीता मूल 


154 


जहर मोहरा 


178 


तुख्म करफरा असली 


131 


चिरैता तल्ख 


155 


जुन्तीयाना 


179 


तुख्म कासनी 


132 


चिरैता सीरी 


156 


जौ 


180 तुख्म काहू 


133 


चोपचीनी 


157 


तगर बुरादा 


181 


तुख्म करंजवां 


134 


चित्ती कौडी 


158 


तालिसपत्र 


182 


तुख्म बकायन 


135 


चोपगाज 


159 


तील काली 


183 


तुख्म कता ( तीसी) 


22 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


184 


तुख्म तमर हिन्दी (इमली 
बीज) 


208 


दुधिया खल्ली 


232 


पांगा नमक 


185 


तुख्म सीरीश 


209 


देवदारू 


233 पीपरामूल 


186 


तुख्म गाजर 


210 


देवदाली 


234 


पीपर बड़ी 


187 


तुख्म सम्भालू 


211 


धतुरा बीज स्याह 


235 प्रियंगु फूल 


188 


तजकलमी 


212 


धनपापड़ा 


236 | पेरू 


पृष्ठ 

पर्णी 


189 


तुदरी सफेद 


213 


धनिया 


237 | पीपरामन्ट सत्व 


190 


तुदरी जर्द 


214 


धावाफूल ( गुले धावा) 


238 पुनर्नवा हरा 


191 


तुदरी सुर्ख 


215 


धुना 


239 


पुष्कर मूल 


192 


तिखुर 


216 


नारजील दरियाई 


240 पुम्बा दाना (कपास बीज ) 


193 


तुम्बुल 


217 


नखी (नाखुना ) 


241 


पोस्ता दाना 


194 


तुख्म 

सोया 


218 


नागकेशर 


242 पोस्ता बरूणी पिस्ता 


195 


तुख्म खव्वाजी 


219 


नागरमोथा 


243 पोस्ता बादाम ( बादाम छिलका) 


196 


तुख्म कुसुम 


220 


निर्मली 


244 पोस्ता कुड़ा 


197 


तरंजवीन खुरासानी 


221 


निशोथ 


245 पोस्ता खुसखास(पोस्तादाना छिलका) 


198 


तालमखना खुर्द 


222 


नीमबीज 


246 पपीता बिलायती 


199 


तुरबुद सफेद 


223 


निलकण्ठी 


247 फिटकीरी 


200 


दशमुल द्रव्य 


224 


नीलम 


248 


फुन्दक 


201 


दशमुल पृथक - पृथक 


225 


निसास्तागंदुम 


249 | प्रसयावसां 


202 


दन्तीमूल 


226 


6 | नौसादर 


250 पियरंगा 


203 


दारूहल्दी 


227 


पन्ना 


251 


बंग 


204 


दारूहल्दी बुरादा 


228 


पदमकाठ 


252 


बरीयारा बीज 


205 


दारूनज अकरवी 


229 


परवल लती 


253 | बंसलोचन न0-1 


206 


दालचीनी असली 


230 


पलास बीज एवं जड़ की 
छाल 


254 बहेरा गोटा 


207 


दालचीनी तैल 


231 


पारद 


255 बहेरा छिलका (बीज रहित ) 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


23 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


256 


बाकुची 


280 


बर्ग गावजवां 


304 मीर्च स्याह( गोल मीर्च) 


257 


बायविडंग 


281 


बर्ग झाउ 


305 मीर्च सफेद 


258 


बराही कद 


282 


बर्ग पुदीना खुस्ख 


306 मीठा विषकाला( वत्सनाभ ) 


259 


बिदारी कंद 


283 


बर्ग सुद्दाव खुस्ख 


307 


मुर्दाशंख 


260 


विधारा 


284 


बर्ग बबुल खुस्ख 


308 मुनक्का (दाख) 


261 


ब्राहम्णी 


285 


बर्ग हेना(मेंहदी पता) 


309 मुस्क तारामसी 


262 


बोल 


286 


बर्ग सनाय ( सनाय पत्ती) 


310 मेथी ( तुख्म हुल्वा) 


263 


बिजयसार 


287 


बेख अंजवायर 


311 मुंगा शाख 


( प्रवाल ) 


264 


बहमन सुर्ख 


288 


बेख कासनी 


312 भैला लकड़ी 


265 


बहमन सफेद 


289 


बेख बादयान 


313 मैनफल 


266 


बेल सोंठ 


290 


बेख इजखर 


314 


मैनशील 


267 


बरोजाफीस 


291 


बेख जवासा 


315 मोचरस 


268 


बिसफायड़ 


292 


बेख किंजर 


316 मोतीवसरा न0-1 


269 


बोजीदाना असली 


293 


बेख करफस 


317 | मुंग मोम जर्द 


270 


बादाम कागजी 


294 


बेख बाबुना 


318 | मूंग 


271 


बादावर्द 


295 


बेख कठैला ( धमोय जड़ ) 


319 


मुसब्बर 


272 


बिदाना सीरी 


296 


भल्लातक (भेलावा ) 


320 


मुसली स्याह 


273 


बकेनुकरा (चादी तबक ) 


297 


भोजपत्र 


321 मुसली सफेद 


274 


कतिला ( सोना तबक ) 


298 


भांग बीज 


322 


मुस्तगी रूणी असली 


275 


बुरादा सीसम 


299 


भारंगी 


323 मकोय 


276 


बिरोजा ( बहरोजा) 


300 


मंडूर 


324 माईन खुर्द असली 


277 


बोरा अरमनी 


301 


मंजिष्ठ 


325 


मर्रेमक्की 


278 


बर्ग वादरंग बोथा 


302 


मंगरैला 


326 माजु सब्ज 


279 


बर्ग साहतरां 


303 


महुआ 


327 


मुसली सेमल 


24 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


328 


मोदहरज 


352 


रोगन बदाम सीरी 


376 | समुद्र 


समुद्र फेन 


329 


मग्ज तुख्म कद्दुसीरी 


353 


रोगन तारपीन 


377 समुद्र सोख 


330 


मग्ज तुख्म तरबुज 


354 


रसकपुर 


378 


साम्भर नमक 


331 


मग्ज तुख्म ख्यारेन 


355 


रब्बेसुस 


379 


समुन्द्र नमक ( झीर नमक ) 


332 


मग्ज तुख्म खरबुजा 


356 


रेवन्त चीनी 


380 सेन्धा नमक ( सैन्धव लवण ) 


333 


मग्ज तुख्म बकायन 


357 


रतनजोत 


381 


सुगन्धवाला ( असरूण) 


334 


मग्ज अमलतास 


358 


लहसुन 


382 सुरमा काली 


335 


मग्ज पुम्बादाना 


359 


लाही 


383 | सुरमा 


सफेद 


336 


मुरब्बा हरे 


360 


लौंग 


384 


सोंठ 


337 


मरब्बा बेही 


361 


लौंग तैल 


385 सोमलता 


338 


मुरब्बा जंजवीर 


362 


लोध्र की छाल 


386 सुहागा सोनारी 


339 


मुस्ख्तुसालिब 


363 


लकड़ी जलावन 


387 | सोना पाठा 


340 


मिश्री ढेला 


364 


लोहवान कोडिया असली 


388 / सोना माक्षी 


341 


यवाखार 


365 


लक्के 

मगसुल 


389 


सोडा 


342 


यशद 


366 


ख्या बीस 


390 सपीस्तां 


343 


रसवत 


367 


सक्कर तिगाल 


391 


संगजराहत 


344 


रांगा शील 


368 


शतावर 


392 सकमुनिया विलायती 


345 


रसना काली 


369 


शीतल चीनी (कबाब चीनी 


393 


संगसमाही असली 


346 


रसना पीली 


370 


शंख टुकड़ा 


394 सुरनजान सीरी 


347 


रूपामांक्षी 


371 


शुक्ती सीप टुकड़ा 


395 समग्रअरबी न0-1 ( बबुल गोंद) 


348 


राई बनारसी 


372 


सज्जीखार 


396 


समगढ़ाक 


349 


रेंगनी हरा 


373 


सर्पगंधा ( इसरौल ) 


397 | सतरफारसी 


350 


रोहतक छाल 


374 


सरसो तैल डिलक्स 


398 


सिंघारा सुखा 


351 


रेणुका बीज 


375 


सरसो पीला 


399 


सत्व गिलोय / सतेगिरी 
( गुरूच सत्व ) 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


25 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


400 


सिरका गन्ना एवं जामुन 


424 


हब्बुलास 


448 


अग्निमंध 


401 


सहमे हंजल 


425 


हब्बुनील 


449 


शल पर्णी 


402 


सकाकुल 

मिश्री 


426 


हजरूल यहुदंड 


450 


पृश्ण 

पर्णी 


लौह बुरादा 


403 


बसनुही स्नुही क्षार 


427 


451 


(बुरादा फौलाद ) 


मुग्द पर्णी 


404 


सोहागा चैकीया 


428 


रस सिन्दुर 


452 


माष पर्णी 


405 


सत्व पुदीना 


429 


तारपिन तैल 


453 भृगराज 


406 


सतावर के कन्द 


430 


गन्ना सिरका 


454 


पनर्नवादि मण्डूर 


407 


सते विरोजा 


431 


गौ मुत्र 


455 


मगमद 


408 


सुकाई 


432 


बकरी / गाय का दुध 


456 


गो दुग्ध 


409 


शहद असली 


433 


घृत कुमारी कच्चा 


457 


जफरान 


410 


शुद्ध शिलाजीत 


434 


गदह पूर्णा कच्चा 


458 


लौह भष्म 


411 


हड़ताल तबकी 


435 


धतुरा हरा 


459 


बंग भष्म 


412 


हल्दी 


436 


रेगनी बड़ी तथा छोटी हरा 


460 


स्वर्णमाक्षिक 


413 


हरे छोटी 


437 


अकवन कच्चा 


461 


ताम भष्म 


414 


हर बड़ी गोटा 


438 


गुरूची लतर 


462 


मण्डुर भष्म 


415 


हरे बडी छिलका 


439 


सौंफ 


463 


तुतीया 


416 


हरिण सिंग टंकड़ा 


440 


पुनर्नवा श्वेत हरा 


464 


कज्जली 


417 


हरे कावली 


441 


पुनर्नवा लाल हरा 


465 


तारपीन तैल 


418 


हाउवेर 


442 


सतावर हरा 


466 


उष्बा 


419 


हिंग तलाई 


443 


अतिवला 


467 


साठी चावल 


420 


हौलदिल पत्थर 


444 


श्योनाक 


468 


उडद सबुतदाना 


421 


हव्वे कानडा 


445 


वला 


469 


सफेद तील 


422 


हिंगुल 


446 


परिभद्र 


470 | निर्गुडी 


" 


423 


हव्वे वेलसा 


447 


कंटकारी " रेगनी 


471 


कुठ फल 


26 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


472 


द्राक्षा 


485 


निम्ब बीज 


498 


अरनी की जड की छाल 


473 


एरण्ड जड 


486 


निम्ब जड 


499 | सरणी की जड की छाल 


474 


गिलोय 


487 


निम्ब का फूल 


500 


पटला की जड़ की छाल 


475 


मदन फल 


488 


निम्ब का पत्ता 


501 


चोरक 


476 


कुशकी जड 


489 


रोगन जर्द 


502 


मुरिछरीला 


477 


काश की जड 


490 


अर्क गुलाब 


503 पोहकर मूल 


478 


शर की जड 


491 


तालमखाना 


504 


मोथा 


479 


दर्म की जड 


492 | विलवमूल की छाल 


505 


गंधवाला 


480 


ईख की जड 


493 


वला की जड 


506 | ग्रंथ पर्णी 


481 


प्रवाल भष्म 


494 


वच 


507 


पंचनिम्बादी 


482 


बृहति 


495 


कंटकारी की जड 


508 मुलेठी 


483 


पटोल पत्र 


496 | पुनर्नवा की जड 


484 


निम्ब छाल 


497 


अतिवला / कंजी की जड 


डा ० विश्वनाथ राय, 


प्रबन्घक । 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


प्रति रीम 


सादा कागज फूल स्केप 
डूप्लीकटिंग पेपर 


2 


प्रति रीम 


3 


फोटो स्टेट पेपर 


एक हजार प्रति पैकेट | सेंचूरी 


फूल साईज A- 4, A- 5 


4 


थीन पेपर 


प्रति पैकेट 


5 


कार्बन काला 


प्रति पैकेट 


कोरस 


फूल साईज 


6 


कार्बन काला 


प्रति पैकेट 


कोरस 


हॉफ साईज 


7 


पीउन बुक 


प्रति अदद 


8 


आगत पंजी 


प्रति अदद 


दो जिस्ता 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


27 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


9 


निर्गत पंजी 


प्रति अदद 


10 


उपस्थिति पंजी 


प्रति अदद 


एक जिस्ता 


11 


फोल्ड फाईल क्लाथ पट्टी 


प्रति सैकड़ा 


12 


प्लास्टीक कोटेट फोल्डर फाईल 


प्रति सैकड़ा 


13 


बोर्ड फाईल ( फ्लेट फाईल ) 


प्रति सैकड़ा 


14 


टैग 


प्रति सैकड़ा 


15 


आलपीन 


प्रति पैकेट 


16 


स्टैंप पैड बड़ा 


प्रति अद् 


17 


पैड ईंक 


प्रति अद् 


18 


प्रत्येक का प्रति दर्जन 


बल्व , 40 , 60 , 100, 200 , एवं 500 
वाट 


बजाज / फिलिप्स 


19 


इरेजर ईक 


प्रति अद् 


कोरस 


20 


लाह 


प्रति पैकेट 


21 


बल्व, होल्डर 


प्रति पीस 


22 


फिनाईल 500 मिली लीटर 


प्रति बोतल 


बंगाल कं ० 


23 


फिनाईल गोली 


प्रति किलो 


बंगाल कं ० 


24 


ग्लास ( शीशा ) 


प्रति दर्जन 


एरा कं ० 


25 


ताला बड़ा 51 न ० 7 लिवर 


प्रति अद् 


लिंक कं ० 


26 


ताला छोटा 41 नं ० 


प्रति अद् 


लिंक कं ० 


27 


टेकुआ 


प्रति अद्द् 


28 


पटुआ 


प्रति किलो 


29 


नारियल झाडू 


प्रति अद् 


30 


फूल झाडू 


प्रति अद् 


31 


थर्मस 


प्रति अद् 


32 


पेन स्टैड ( दो पेन वाला) 


प्रति अद् 


33 


डाट पेन 


प्रति दर्जन 


विल्सन 


34 


रिफिल ( हरा , लाल , बलू, काला) 


प्रति पैकैट 


विल्सन 


28 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


35 


पेडेस्टल फैन 


प्रति अद् 


उषा कंपनी 


36 


टार्च पाँच सेल 


प्रति 

अद् 


एवरेडी 


37 


बैट्री नं ० 1050 


प्रति दर्जन 


एवरेडी 


38 


स्टीपूलर 8 " 


प्रति अद् 


कंगारू 


39 


प्रति पैकेट 


कंगारू 


स्टीपूलर पीन 8 " 
केरीकुलेटर 12 विजिटल 


40 


प्रति अद् 


केसीयो 


41 


पेपर वेट 


प्रति अद् 


42 


गोंद (700 मिली लीटर) 


प्रति बोतल 


कैमल 


43 


लिफाफा सादा 


प्रति सैकड़ा 


बड़ा साईज 


44 


लिफाफा 


प्रति सैकड़ा 


छोटा साईज 


45 


तौलिया (फर वाला) 


प्रति अद् 


बड़ा साईज 


46 


तौलिया ( फर वाला) 


प्रति अद् 


छोटा साईज 


47 


नोट पैट 


प्रति अद् 


48 


C.L.F बल्व , 


प्रति अद् 


ओरिएन्ट 


11 Wt . 


49 


C.L.F बल्व , 


प्रति अद् 


ओरिएन्ट 


25 Wt. 


50 


आबंटन पंजी प्रिंट 


प्रति अद् 


आधा जिस्ता 


51 


पेन्सील 


प्रति दर्जन 


52 


प्रत्येक प्रति सैकड़ा 


बिलसेट, इनर, अनिवार्य, ग्रुप बीमा , 
कटौती फार्म, सामान्य निधि कटौती, 
उनुसूची, विपत्र के साथ 


53 


वेतन पंजी 


प्रति अद् 


दो जिस्ता 


54 


विल बुक 


प्रति अद् 


55 


लाईफ ब्याय साबुन 


प्रति दर्जन 


125 ग्राम 


56 


भीम पाउडर 


प्रति किलो 


57 


आकस्मिक अवकाश पंजी 


प्रति अद् 


58 


उपार्जित अवकाश पंजी 


प्रति अद्द् 


59 


ड्राम ( स्टीलनेश स्टील ) 


प्रति अद् 


2 फीट x216 


60 


ट्रे (स्टीलनेश स्टील ) 


प्रति अद्द 


11/2x114 फीट 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


29 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


61 


पीतल कठौती बड़ा 


प्रति अद्द् 


बड़ा साईज 


62 


बक्सा बड़ा 


प्रति अद् 


3 /2x21/ 2x212 


63 


सेनी स्टीलनेश स्टील 


प्रति अद् 


21/2 राउन्ड 


64 


गडसी लोहे का वेट सहित 


प्रति अद् 


65 


चलनी 


प्रति अद् 


60 नम्बर 


66 


चलनी 


प्रति अद् 


24 नम्बर 


67 


चलनी 


प्रति अद् 


12 नम्बर 


68 


चलनी 


प्रति अद् 


80 नम्बर 


69 


झाड़न 


प्रति दर्जन 


70 


कपड़ा मरकीन 


प्रति मीटर 


71 


रजिस्टर ख प्रिन्टेड 


प्रति अद्द् 


6 जिस्ता 3 " x8 " 
क्रमांक के साथ 


72 


रजिस्टर घ प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता 13 " x8 " 
क्रमांक के साथ 


73 


रजिस्टर ग प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता 13 " x8 " 
क्रमांक के साथ 


74 


रजिस्टर क प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता 13 " x8 " 
डुप्लीकेटिंग एवं क्रमांक के 
साथि 


75 


रजिस्टर च प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता 13 " x8 "क्रमांक 


के साथ 


76 


रजिस्टर सादा 


प्रति अद् 


दो जिस्ता 


77 


रजिस्टर सादा 


प्रति अद् 


एक जिस्ता 


78 


वेइंग मशीन 


प्रति अद् 


AGERY 


500 ग्राम से 100 किलो तक 


79 


स्टीलनेश स्टील ट्रे बड़ा 


प्रति अद् 


80 


बॉल 


प्रति अद् 


81 


एसीड (500 मिली लीटर ) 


प्रति बोतल 


82 


बाल्टी बड़ा 12 इंच 


प्रति अद्द् 


83 


बाल्टी छोटा 8 इंच 


प्रति अद् 


30 


बिहार गजट , 9 दिसम्बर 2009 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


84 


तौलिया बिना फर वाला 


प्रति अद्द् 


85 


मारकर पेन पीला 


प्रति अद् 


86 


वेतन विपत्र बाहरी एवं भीतरी 


प्रति अद् 


87 


कैशबुक प्रिंटेट 


प्रति अद् 


मिलन 


4 जिस्ता 


88 


पर्दा कॉटन क्लाथ 


प्रति मीटर 


वर्दी मद में क्रय हेतु समानों की सूची 


क्रमांक 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


89 


टेरीकाट पैंट का कपड़ा सफेद 


प्रति मीटर 


90 


पोलिस्टर कमीज का कपड़ा सफेद 


प्रति मीटर 


91 


ऊनी जर्सी 


प्रति अद् 


92 


कंबल 


प्रति अद् 


93 


साडी टेरीकाट 


प्रति अद् 


94 


ब्लाउज टेरीकाट 


प्रति मीटर 


95 


लेडी हॉफ कोट का कपड़ा 


प्रति मीटर 


96 


जूता 


प्रति अद् 


97 


चप्पल 


प्रति अद् 


98 


जग (प्लास्टीक ) ढंकन वाला 


प्रति अद् 


डा ० विश्वनाथ राय, 


प्रबन्धक । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 38-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


